निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 12 फरवरी 2009 


( सं ० पटना 20 ) 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

18 नवम्बर 2008 
विषयः - एशियन विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित बिहार पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिए जाने वाले ऋण से 

कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय सुधार समन्वय समिति के गठन के 
संबंध में । 

सं ० - प्र2 / एशियन बैंक -01 / 07( खंड III) 19-5258 - राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रगति की 
समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग के अधिसूचना संख्या -10 दिनांक -16.08.08 द्वारा एक 
समन्वय समिति का गठन किया गया है । 

उक्त समिति द्वारा हीं एशियन विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित बिहार पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 
दिए जाने वाले ऋण से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

श्यामा नन्द शर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 20-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


